सत्यमेव जयते 

झारखण्ड गजट 
साधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

30 चैत्र , 1944 ( श ० ) 

20 अप्रैल , 2022 ( ई ० ) 

विषय - सूची 


संख्या 

12 राँची , बुधवार 

पृष्ठ 

भाग 1 - नियुक्ति , पदस्थापन , बदली , शक्ति , छुट्टी 85-88 
और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ । 

भाग 1 - क - स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के 

आदेश | 

भाग 1 - ख- - मैट्रिकुलेसन , आई.ए. , आई.एस - सी . , बी.ए , 
बी.एस.सी. , एम.ए. , एम . ए . सी . , लॉ भाग 1 और 
2 , एम.बी.बी.एस. , बी.सी.ई. , डिप ० - इन - एड . , 
मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल , कार्यक्रम 
छात्रवृत्ति प्रदान आदि । 

भाग 1 - ग - शिक्षा संबंधी सूचनाएँ , परीक्षाफल आदि । 
भाग - 2 - झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा 
भाग - 2 - झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा 
निकले गये विनियम , आदेश , अधिसूचनाएँ 
एवं नियम आदि । 

भाग 3 - भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार और 
उच्च न्यायालय के आदेश , अधिसूचनाएं और नियम 
' भारत गज़ट ' और राज्य गज़टों से उद्धरण । 


- 


पृष्ठ 

भाग - 4 - झारखण्ड अधिनियम 

भाग -5 – झारखण्ड विधान सभा में पुरः अस्थापित 
विधेयक , उक्त विधान - मंडल में उप - स्थापित या 
उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और उक्त विधान - मंडल में पुरःस्थापन के 
पूर्व प्रकाशित विधेयक । 

भाग - 7 - संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति 
एम . एस . और की अनुमति मिल चुकी है । 
भाग -8 - भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 
संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और 
संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक 

भाग - 9- विज्ञापन 

- 

- 

भाग - 9 -क - वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 
भाग - 9 - ख - निविदा सूचनाएँ , परिवहन सूचनाएँ , 
न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ 
इत्यादि । 

पूरक- 

पूरक " अ " 


E 


86 

झारखण्ड गजट ( साधारण ) , बुधवार , 20 अप्रैल , 2022 

भाग 1 

नियुक्ति , पदस्थापन , बदली , शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ 
कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग | 

अधिसूचना 
7 अप्रैल , 2022 

संख्या - 1 / विविध - 808/06 खंड का०-2246 - श्रीमती वंदना दादेल , भा.प्र.से. ( झाः 1996 ) , प्रधान 
सचिव , कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग , झारखण्ड को अखिल भारतीय सेवाएं ( छुट्टी ) 
नियमावली , 1955 के नियम 10 , 11 , 12 , 13 , 15 एवं 20 के तहत दिनांक 18.04.2022 से 21.04.2022 
तक कुल 04 दिनों के लिए उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से . 

विनोद कुमार , 

सरकार के अवर सचिव । 

कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग | 

अधिसूचना 
8 अप्रैल , 2022 

संख्या - 1 / विविध - 824/2012 का०- 2306 – श्री एल ० खियांग्ते , भा.प्र.से. ( झा : 1988 ) , महानिदेशक , 
श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान , राँची को अखिल भारतीय सेवाएं ( छुट्टी ) नियमावली , 1955 के नियम 
10,11,12,13,15 एवं 20 के तहत दिनांक 18.04.2022 से 02.05.2022 तक कुल 15 दिनों के लिए 
उपार्जित अवकाश की स्वीकृति तथा दिनांक 14.04.2022 से 17.04.2022 तक का राजपत्रित / सार्वजनिक 
अवकाश का उपभोग करने तथा उक्त अवधि में मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति प्रदान की जाती है । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से . 

विनोद कुमार , 

सरकार के अवर सचिव । 


87 

झारखण्ड गजट ( साधारण ) , बुधवार , 20 अप्रैल , 2022 

प्रकाशनार्थ सूचना 

मैं RINGA 

KANDULNA 

KANDULNA अन्य नाम DAYAMANI KANDULNA THOMAS 
KANDULNA , शपथ पत्र सं ० 48 , दिनांक 5 अप्रैल , 2022 के अनुसार RINGA KANDULNA के नाम 
से जानी जाऊँगी । 

RINGA KANDULNA एवं DAYAMANI KANDULNA दोनों एक ही महिला का नाम है । 

PRESENT RESIDENT- 

VILLAGE- BANAI , ( KUSUMTOLI ) , 

P.S.- RANIA , 

KHATANGA RANIA KHUNTI , 

DIST . - KHUNTI , 

PIN - 835227 

- 

JHARKHAND 

प्रकाशनार्थ सूचना 

MANORANJAN DAS JAYANTA DAS Late JOGESH CHANDRA 

DAS , शपथ पत्र सं ० 19 , दिनांक 23 मार्च , 2022 के अनुसार MANORANJAN DAS के नाम से 
जाना जाऊँगा । 

MANORANJAN DAS एवं JAYANTA DAS दोनों एक ही पुरुष का नाम है । 

PRESENT RESIDENT- 

12 , GOLMURI MARKET , 
PO & P.S. GOLMURI , 

TOWN JAMSHEDPUR , 

DIST.- EAST SINGHBHUM , 

PIN 831003 

- 

JHARKHAND 


88 

झारखण्ड गजट ( साधारण ) , बुधवार , 20 अप्रैल , 2022 

प्रकाशनार्थ सूचना 

मैं SUKHENDRA KHANDIT अन्य नाम BANA KHANDIT पिता Late JAYDHAR 
KHANDIT , शपथ पत्र सं ० 2046 , दिनांक 7 अप्रैल , 2022 के अनुसार SUKHENDRA KHANDIT के 
नाम से जाना जाऊँगा । 

SUKHENDRA KHANDIT एवं BANA KHANDIT दोनों एक ही पुरुष का नाम है । 

PRESENT RESIDENT 

VILL & POST- RAJAULATU , 

P.S. NAMKUM , 

DIST.- RANCHI , 

PIN - 834010 

- 

JHARKHAND 

प्रकाशनार्थ सूचना 

मैं DEVKI DEVI अन्य नाम VINDAB SILI DEVI पति Late BAHSHIDHAR MAHTO , 
शपथ पत्र सं ० 153 , दिनांक 12 मार्च , 2022 के अनुसार DEVKI DEVI के नाम से जानी जाऊँगी । 
DEVKI DEVI एवं VINDAB SILI DEVI दोनों एक ही महिला का नाम है । 

PRESENT RESIDENT- 

VILLAGE- GURU , 

P.O.- GURU , 

P.S.- RATU , 

DIST.- RANCHI , 

PIN - 835222 

- 

JHARKHAND 

अधीक्षक , झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( साधारण ) 12 50 1 


